रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO. D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART 11 — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

मई दिल्ली , बुधवार , मार्च 21 , 2012 / चैत्र 1 , 1934 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2012 /CHAITRA 1, 1934 


सं. 67] 
No. 67] 


सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
( सेवासलाभ विभाग ) 
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 

अधिसूचना 

मुंबई, 26 जुलाई , 2010 
बैंककारी कंपनी ( अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण ) अधिनियम, 1970 (1970 का 5 ) की धारा 12 की उप- धारा ( 2 ) सहपठित 
धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श एवं भारत सरकार की 
पिछली स्वीकृति के आधार पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ( कर्मचारी ) पेंशन विनियमन, 1995 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम 
प्रस्थापित करते हैं : 

1. (i) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ( कर्मचारी ) पेंशन ( संशोधन ) विनियमन , 2009 कहा जाएगा । 

(ii ) वे राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 
2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ( कर्मचारी ) पेंशन विनियमन, 1995 (जिसे इसके पश्चात् कथित विनियम कहा जाएगा ) के विनियमन 

2, खण्ड ( 0 ) में , उप - खण्ड © के लिए निम्नलिखित उप - खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
" 0 पुत्र अथवाविधवा या तलाकशुदा पुत्री सहित पुत्री , जिनमें वैधानिक रूप से लिए दत्तक पुत्र अथवा पुत्री शामिल हैं , उनके 

पच्चीस वर्ष की आयु होने तक अथवा उनके विवाह या पुनर्विवाह तक , जो भी पहले आता हो । " 
3. कथित विनियमों में उप- विनियम ( 3 ) के पश्चात् , विनियम 8 में , निम्नलिखित उप- विनियम को जोड़ा जाएगा , 


यथा : 


" ( 4 ) न्यासी की नियुक्ति तीन वर्ष की समयावधि के लिए होगी तथा बैंक अपनी समयावधि पूर्ण कर चुके न्यासी पुनर्नियुक्त कर 

सकता है, बशर्ते कि किसी भी न्यासी की नियुक्ति दो बार से अधिक के लिए नहीं की जाएगी । " 
4. कथित विनियमों के विनियम 9 में , निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, यथा : --- 

___ " बशर्ते कि ऐसे सभी निदेश लिखित में दिए जाएंगे तथा प्रयोजन अथवा उद्देश्य को स्पष्ट किया जाएगा । " 
937 G1/ 2012 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART IIA SEC 


. 


5. कथित विनियमों में , विनियम 10, उप- विनियम ( 2) के प्रारंभिक भाग में , " प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सौ अस्सी दिनों 
के भीतर " शब्दों के स्थान पर " बैंक के तुलन -पत्र प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर " शब्द स्थान लेंगे । 

ए, पी. शुक्ला, महाप्रबंधक -मासंवि 

[विज्ञापन III/ 4/ असाधारण/ 51 /11 ] 
पाद टिप्पणी. — मूल विनियम दिनांक 29 -9- 1995 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे । . 
बैंक ( कर्मचारीगण ) पेंशन विनियम, 1995 के विद्यमान विनियमन बैंक ( कर्मचारीगण ) पेंशन विनियम, 1995 के प्रस्तावित 
2 ( ओ ) का मसौदा 

विनियमन 2 ( ओ ) का मसौदा 
संशोधन के पूर्व 

संशोधन के पश्चात् 
2 ( 0 ) किसी कर्मचारी के संबंध में कुटुंब से 

2 ( 0 ) किसी कर्मचारी के संबंध में कुटुंब से 
निम्नलिखित अभिप्रेत है । 

निम्नलिखित अभिप्रेत है । 
पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी और 

पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी और स्त्री कर्मचारी 
स्त्री कर्मचारी की दशा में पति 

की दशा में पति 
न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी , . ( बी ) न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी ,किंतु यह 
किंतु यह पृथक्करण जारकर्म के 

पृथक्करण जारकर्म के कारण मंजूर नहीं हुआ हो 
कारण मंजूर नही हुआ हो और उत्तरजीवी 

और उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म का दोषी नहीं 
व्यक्ति जारकर्म का दोषी नहीं ठहराया गया हो । 

ठहराया गया हो । 
पुत्र या अविवाहित पुत्री अथवा विधवा/तलाकशुदा ( सी ) पुत्र या अविवाहित पुत्री अथवा विधवा/ तलाकशुदा 
पुत्री , जिनकी उम्र 25 वर्ष न हुई हो या विवाह . 

पुत्री , जिनमें विधिक तौर पर गोद लिए पुत्र पुत्री 
या पुनर्विवाह कर लेते हैं , इसमें विधिक रूप 

सहित , पच्चीस साल की उम्र प्राप्त नहीं कर लेते 
से दत्तक पुत्र या पुत्री भी शामिल है । 

अथवा उनके विवाह या पुनर्विवाह करने तक इनमें से 

जो पहले हो । 
( डी ) कर्मचारी के जीवित रहते हुए उस पर पूर्णतया 

कर्मचारी के जीवित रहते हुए उस पर पूर्णतया 
आश्रित माता-पिता बशर्ते कि मृत कर्मचारी ने 

आश्रित माता - पिता बशर्ते कि मृत कर्मचारी ने 
अपने पीछे न तो विधवा/विधुर और न ही बच्चा 

अपने पीछे न तो विधवा/विधुर और न ही बच्चा छोडा 
छोड़ा हो । 

हो । 


न्यासी बोई 


न्यासी बोर्ड 
न्यासी बोर्ड , बैंक द्वारा नियुक्त इतने व्यक्तियों से 
मिलकर बनेगा जिनकी संख्या बैंक अवधारित 
करेगा किंतु जिनकी संख्या तीन से कम और नौ 

से अधिक नहीं होगी । 
2. न्यासियों की नियुक्ति का अधिकार बैंक में निहित 

होगा और ऐसी सभी नियुक्तियां लिखित रूप से की 

जाएंगी । 
3. बैंक , एक न्यासी को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप 

में नामनिर्देशित करेगा, बैंक किसी एक न्यासी को 
अनुकल्पी अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा , 
जो न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । 


न्यासी बोर्ड , बैंक द्वारा नियुक्त इतने व्यक्तियों से 
मिलकर बनेगा जिनकी संख्या बैंक अवधारित 
करेगा किंतु जिनकी संख्या तीन से कम और नौ 
से अधिक नहीं होगी । 
न्यासियों की नियुक्ति का अधिकार बैंक में निहित 
होगा और ऐसी सभी नियुक्तियां लिखित रूप से की 
जाएंगी । 
बैंक , एक न्यासी को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप 
में नामनिर्देशित करेगा, बैंक किसी एक न्यासी को 
अनुकल्पी अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा , 
जो न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में । 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । 


3. 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8. न्यासी बोर्ड 


न्यासी बोर्ड 
न्यासी की नियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी 
तथा बैक ऐसे न्यासी को भी पुनः नियुक्त कर सकता है 
जिन्होने अपनी सेवावधि पूर्ण कर ली है । बशर्ते कि किसी 
भी न्यासी को दो सेवा काल से अधिक अवधि के लिए 
नियुक्त नहीं किया जाए । 


संशोधनों से पूर्व 
9. बैंक के निदेशों पर कार्रवाई करने हेतु न्यासीगण 

न्यासीगण निधि के समुचित कार्यकरण के लिए 
बैंक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे । 


संशोधन के बाद 
बैंक के निदेशों पर कार्रवाई करने हेतु न्यासीगण 
न्यासीगण निधि के समुचित कार्यकरण के लिए 
बैंक द्वारा दिए गए सभी निर्देशो का पालन करेंगे , 
बशर्ते कि ऐसे सभी निदेश लिखित रूप से दिए 
जाएगे और प्रयोजन या उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करेंगे । 


10. निधि की लेखा बहियां 


निधि की लेखा बहियां 


1. 


2 


1. निधि के लेखों में , निधि से संबंधित सभी वित्तीय 

संव्यवहार उन प्रारूपों में सन्निहित होंगे , जो बैंक 

द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे । 
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सौ अस्सी 

दिन के भीतर , न्यास की आस्तियों और दायित्वों 
का सामान्य लेखा दर्शाते हुए अपना वित्तीय विवरण 
तैयार करेगा और उसकी एक प्रति बैंक को अग्रेषित 

करेगा । 
3. निधि के लेखो की उक्त अधिनियम की धारा 10 के 

उपबंधो के अनुरूप निधि के लेखों की लेखा परीक्षा 
की जाएगी । 


निधि के लेखों में , निधि से संबंधित सभी वित्तीय 
संव्यवहार उन प्रारूपों में सन्निहित होंगे , जो बैंक 
द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे । 
बैंक के तुलन पत्र के प्रकाशन की तारीख से साठ 
दिनों के अंदर न्यास की आस्तियों और दायित्वों का 
सामान्य लेखा दर्शाते हुए अपना वित्तीय विवरण तैयार 
करेगा और उसकी एक प्रति बैंक को अग्रेषित करेगा । 


3. 


निधि के लेखों की उक्त अधिनियम की धारा 10 के 
उपबंधों के अनुरूप निधि के लेखों की लेखा परीक्षा 
की जाएगी । 


CENTRAL BANK OF INDIA 
( Terminal Benefits Department) 
(CENTRAL OFFICE,MUMBAI) 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 26th July , 2010 
In exercise of the powers conferred by Section 19 , read with sub -section (2 ) of Section 12 of the Banking Companies 
(Acqisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1970 (5 of 1970 ), the Board of Directors of the Central Bank of India in 
consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Government hereby makes the following 
regulations further to amend the Central Bank of India (Employees ) Pension Regulations, 1995 , namely : 

1. (1) These regulationsmay be called the Central Bank of India (Employees ) Pension ( Amendment) Regulations, 


2009. 


( ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Central Bank of India (Employees ) Pension Regulations, 1995, (hereinafter referred as the said 
regulation), in regulation 2, in clause ( O), for sub - clause O, the following sub- clause shall be substituted, namely : 

" @ son or daughter including widow or divorced daughter till he or she attains the age of twenty five years 
or upto his or her marriage or remarriage , whichever is earlier including such son or daughter adopted 
legally ". 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC , 4 ] 


3 . In the said regulations, in regulation 8 after sub- regulation (3 ), the following sub - regulation shall be inserted 
namely > 

" ( 4) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may re-appoint a 
trustees who has already completed his term ; provided that no trustees shall be appointed for more than 

two terms" . 
4 . In the said regulations, in regulation 9, the following proviso shall be inserted namely : 

“ Provided that all such directions shall be given in writing and shall specify the purpose or objective". 

In the said Regulations, regulation 10 , in sub- regulation (2 ), in the opening portion , for the words " Within one 
· hundred and eighty days from the closing of each financial year " , the words " Within sixty days from the date of 
publication of the Balance Sheet of the Bank ” shall be substituted . 

A . P . SHUKLA , GeneralManager-HRD 

[ADVT. IN / 4/Exty /51/11) 
Footnote . — The Principal Regulations were published in the Gazetted of India on 29 -9- 1995 . 


2 (0 ) 


Text of the existing Regulation, 2 (0 ) of the Bank 
(Employees ) Pension Regulations, 1995 

Before Amendment 
Family in relation to an employee means 
Wife in the case of a male emplnyees of 
husband in the case of a female employee. 
A judicially separated wife or husband, 
such separation not being granted on the 
ground of adultery and the person surviving 
was not beld guilty of committing adultery . 
Son or unmarried daughter of widowed / 
divorced daughter, who has not attained the 
age of twenty - five years , including such son 
or daughter adopted legally . 


Text of the existing Regulation , 2 (0 ) of the Bank 
(Employees) Pension Regulations, 1995 

After Amendment 
2 (0 ) Family in relation to an employee means 

Wife in the case of a male employees of 
husband in the case of a female employee. 
A judicially separated wife or husband , 
such separation not being granted on the 
ground of adultery and the person surviving 
was not heid guilty of committing adultery , 
Son or daughter including widow 
or divorced daughter till he or she attains 
the age of twenty - five years or upto his or 
her marriage or remarriage , whichever is 
earlier including such son or daughter 

adopted legally. 
(d) Parents who were wholly depended on the 

employee when he or she was alive, provided 
the deceased employee had left bebind 
neither a widow /widower nor a child . 


Parents who were wholly depended on the 
employee when he or she was alive, provided 
the deceased employee had left behind neither 
a widow / widower nor a child . 


. 


106 


- 


N 


2 


Board of Trustees 
The Board of Trustees shall consist of such 
number of persons not less than three and 
not more than oine, as may be determined 
by the Board , to be appointed by the Bank . . . 
The power to appoint the trustees shall be 
vested with the Bank and all such appoint 
ments shall be made in writing . 
The Bank shall nominate one of the trustees 
to be the Chairman of the Board of trustees. 
The Bank shall also nominate a trustees to be 
an alternate Chairman who shall act as 
Chairman in the absence of the Chairman . 


i 


- 


3 . 


Board of Trustees 
The Board of Trustees shall consist of such 
number of persons not less than three and 
not more than nine, as may be determined 
by the Board , to be appointed by the Bank . 
The power to appoint the trustees shall be 
vested with the Bank and all such appoint 
ments shallbe made in writing . 
The Bank shall nominate one of the trustees 
to be the Chairman of the Board of trustees. 
The Bank shall also nominate a trustees to 
be an alternate Chairman who shall act as 
Chairman in the absence of the Chairman . 
The term of appointmentof trustees shall be 
for a period of three years and the Bank 
may re-appoint a Trustees who has already 
completed his term ; provided that no 
Trustees shall be appointed for more than 
two terms. 


[ YRT III -OG 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


After Amendment 


Before Amendment 
Trustees to carry out the directions of the Bank 
The Trustees shall comply with all such 
directions as may be given by the Bank 
for the proper functioning of the Fund . 


Trustees to carry out the directions of the Bank 
The Trustees shall comply with all such 
directions as may be given by the Bank 
for the proper functioning of the Fund . 
Provided that all such directions shall be 
given in writing and shall specify the 
purpose or objective . 


Books of accounts of the Fund 


Books of accounts of the Fund 


1. 


2 . 


The accounts of the Fund , shall contain the 
particulars ofall financial transaction relating 
to the Fund in such form as may be specified 
by the Bank . 
Within one hundred and eighty days from the 
closing of each financial year , the trust shall 
prepare a financial statement of the trust 
indicating therein the general account of assets 
and liabilities of the trust and forward a copy 
of the sameto the Bank . 
The account of the Fund shall be audited in 
accordance with the provisions of Section 10 
of the Act. 


The accounts of the Fund , shall contain the 
particulars of all financial transaction 
relating to the Fund in such form as may be 
specified by the Bank . 
Within Sixty days from the date of publi 
cation of the Balance Sheet of the Bank , the 
trust shall prepare a financial statement of 
the trust Indicating thereip the general 
account of assets and liabilities of the trust 
and forward a copy of the same to the Bank . 
The account of the Fund shall be audited in 
accordance with the provisions of Section 10 
of the Act. 


3. 


937 GD 12 -2 


Printed by the Manager , Govermeni of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


